निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 श्रावण 1942 ( श ० ) 
पटना , शुकवार , 7 अगस्त 2020 


( सं ० पटना 464 ) 


विधि विभाग 


. 


अधिसूचना 

7 अगस्त 2020 
एस0 ओ0 143 , दिनांक 7 अगस्त 2020 -- लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 (2012 
का 32 ) की धारा -28 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 
Suo Moto Writ Petition ( Crl.) No. -01/ 2019 ( Re: Alarming rise in the number of reported child 
rape incidents) में दिनांक -25.07.2019 एवं दिनांक -16.12.2019 को पारित आदेशों के अनुपालन में , बिहार सरकार , 
माननीय उच्च न्यायालय , पटना के परामर्श से राज्य के 23 न्यायमंडलों यथा - अररिया , औरंगाबाद , बेगूसराय , बाँका, भोजपुर 
( आरा ), बक्सर , दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद , कैमूर ( भभुआ), खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा , मुंगेर, नवादा , सहरसा , 
समस्तीपुर , सारण( छपरा ), शेखपुरा , सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं वैशाली (हाजीपुर ) [ जहाँ POCSO एक्ट से संबंधित 
100 से 300 के बीच वाद लंबित है ] में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI के न्यायालय को तथा 11 
न्यायमंडलों यथा- भागलपुर , पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी), गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ ), पटना, 
पूर्णियाँ, रोहतास (सासाराम) , पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया ) [ जहाँ POCSO एक्ट से संबंधित 300 से अधिक वाद लंबित 
है ] में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI एवं VII के न्यायालयों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 
अधिनियम 2012 के अधीन दायर वादों के त्वरित विचारणार्थ अनन्य विशेष न्यायालय ( Exclusive Special 
Court ) के रूप में अभिहित करती है तथा इन अनन्य विशेष न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता निम्नवत निर्धारित 
करती है : 
क्र ० सं ० न्यायमंडल का नाम 

अभिहित न्यायालय 

क्षेत्रीय अधिकारिता 
2 
अररिया , औरंगाबाद , बेगूसराय, बाँका , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VT संबंधित न्यायमंडल का 
भोजपुर ( आरा ), बक्सर , दरभंगा , 

सभी पुलिस थाना 
गोपालगंज , जहानाबाद , कैमूर (भभुआ), 
खगड़िया , लखीसराय, मधेपुरा , मुंगेर, 


3 


4 


1 

1 


क 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


7 अगस्त 2020 


नवादा, सहरसा , समस्तीपुर , 
सारण( छपरा ), शेखपुरा , सीतामढ़ी , 
सिवान, सुपौल एवं वैशाली (हाजीपुर) 

भागलपुर 


2 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VT 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VIT 


3 


पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VI 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VII 


गोराडीह , शाकुंद , 
सुलतानगंज , 

ततारपुर, 
तिलकामांझी एवं 
विश्वविद्यालय पुलिस थाना 
को छोड़कर भागलपुर सदर 
अनुमंडल का सभी पुलिस 

थाना 
भागलपुर सदर अनुमंडल के 

गोराडीह , शाकुंद , 
सुलतानगंज , ततारपुर, 

तिलकामांझी एवं 
विश्वविद्यालय पुलिस थाना 

और कहलगाँव एवं 
नवगछिया अनुमंडल का 

सभी पुलिस थाना 
मोतिहारी सदर , सिकरहना 
एवं अरेराज अनुमंडल का 

सभी पुलिस थाना 
चकिया , पकड़ीदयाल एवं 
रक्सौल अनुमंडल का सभी 

पुलिस थाना 
गया सदर अनुमंडल का 

सभी पुलिस थाना 

शेरघाटी, टेकारी एवं 
नीमचक बथानी अनुमंडल 

का सभी पुलिस थाना 
बरारी एवं कोढ़ा पुलिस 
थाना को छोड़कर कटिहार 
सदर अनुमंडल का सभी 

पुलिस थाना 
कटिहार सदर अनुमंडल का 
बरारी एवं कोढ़ा पुलिस 
थाना और मनिहारी एवं 
बारसोई अनुमंडल का सभी 

पुलिस थाना 
मधुबनी एवं जयनगर 
अनुमंडल का सभी पुलिस 


4 


गया 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VI 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VII 


5 


कटिहार 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VT 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VII 


6 


मधुबनी 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VI 


थाना 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VII 


फुलपरास , झंझारपुर एवं 
बेनीपट्टी अनुमंडल का 

सभी पुलिस थाना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


7 अगस्त 2020 


3 


7 


मुजफ्फरपुर 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VT 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VII 


8 


नालंदा(बिहारशरीफ 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VT 


महिला और पीयर पुलिस 

थाना को छोड़कर 
मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अनुमंडल 

का सभी पुलिस थाना 
मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अनुमंडल 
का महिला एवं पीयर 

पुलिस थाना और 
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी ) 
अनुमंडल का सभी पुलिस 

थाना 
नूरसराय, रहुई , सारे, 
सोहसराय एवं सरमेरा पुलिस 

थाना को छोड़कर 
बिहारशरीफ अनुमंडल का 

सभी पुलिस थाना 
बिहारशरीफ अनुमंडल का 

नूरसराय, रहुई, सारे , 
सोहसराय एवं सरमेरा पुलिस 

थाना और हिलसा एवं 
राजगीर अनुमंडल का सभी 

पुलिस थाना 
पटना एवं बाढ़ अनुमंडल 

का सभी पुलिस थाना 
पटना सिटी, दानापुर , मसौढ़ी 
एवं पालीगंज अनुमंडल का 

सभी पुलिस थाना 
पूर्णिया सदर एवं बनमनखी 
अनुमंडल का सभी पुलिस 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VIT 


9 


पटना 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VT 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VII 


10 


पूर्णिया 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VT 


थाना 


अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश- VIT 


वायसी एवं धमदाहा 
अनुमंडल का सभी पुलिस 


थाना 


11 


रोहतास ( सासाराम ) 


12 


पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया ) 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VI सासाराम अनुमंडल का सभी 

पुलिस थाना 
अपर जिला एवं सत्र 

विक्रमगंज एवं 
न्यायाधीश- VIT 

डेहरी - ऑन - सोन अनुमंडल 

का सभी पुलिस थाना 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VI | बैरिया एवं लौरिया पुलिस 

थाना को छोड़कर बेतिया 
अनुमंडल का सभी पुलिस 

थाना 
अपर जिला एवं सत्र बेतिया अनुमंडल का बैरिया 
न्यायाधीश- VIT 

एवं लौरिया पुलिस थाना 
और नरकटियागंज एवं 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अगस्त 2020 


बगहा अनुमंडल का सभी 

पुलिस थाना 


, 


2. शेष न्यायमंडलों यथा- जमुई, किशनगंज एवं शिवहर , जहाँ POCSO एक्ट से संबंधित 100 से 
कम वाद लंबित हैं , में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- I का न्यायालय, POCSO एक्ट की धारा 28 (1) के 
परन्तुक के अधीन, डीम्ड विशेष न्यायालय के रूप में पूर्ववत कार्यरत रहेंगे । 

3. एतद्विषयक पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे । 
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

( सं0 सं0 ए0/ एक्ट-03/ 2013( पार्ट -1)/4356/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

फूल चन्द्र चौधरी , 

सरकार के सचिव । 

7 अगस्त 2020 
एस 0 ओ0 143 , दिनांक 7 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड(3 ) के अधीन उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 ए0 / एक्ट -03 / 2013( पार्ट -1 )/4356/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

फूल चन्द्र चौधरी, 

सरकार के सचिव । 
The 7th August 2020 
S.O. 143 dated the 7th August 2020 --- In exercise of the powers conferred by section 
28 ( 1) of The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012 ) and in 
compliance of the orders passed by Hon ble Supreme Court , New Delhi in Suo Moto Writ 
Petition (Crl.) No.-01/2019 (Re: Alarming rise in the number of reported child rape incidents ) on 
25.07.2019 and 16.12.2019, the Government of Bihar, in consultation with the High Court of 
Judicature at Patna, for the speedy trial of the cases filed under the POCSO Act 2012, designates 
the Court of Additional District and Sessions Judge - VI as the Exclusive Special Court in 23 
Judgeships i.e. Araria , Aurangabad , Begusarai , Banka, Bhojpur at Ara, Buxar, Darbhanga, 
Gopalganj, Jehanabad , Kaimur at Bhabhua, Khagaria , Lakhisarai,Madhepura , Munger, Nawadah , 
Saharsa, Samastipur, Saran at Chapra, Sheikhpura, Sitamarhi, Siwan , Supaul and Vaishali at 
Hajipur [ Where there are between 100 and 300 cases pending under the POCSO Act ] and 
designates the Courts of Additional District and Sessions Judge - VI and VII as Exclusive Special 
Courts in 11 Judgeships i.e. Bhagalpur, East Champaran at Motihari, Gaya , Katihar, Madhubani, 
Muzaffarpur, Nalanda at Biharsharif, Patna, Purnea, Rohtas at Sasaram and West Champaran at 
Bettiah [ Where there are more than 300 cases pending under the POCSO Act ] and decides the 
territorial Jurisdiction of these Exclusive Special Courts in themanner indicated below : 
Sl. Name of the Judgeship 

Designated Court Territorial Jurisdiction 
No. 
2 

4 
Araria, Aurangabad, Begusarai, A.D.J- VI 

All Police Stations of 
Banka, Bhojpur at Ara, Buxar, 

the 

respective 
Darbhanga , Gopalganj, 

Judgeships. 
Jehanabad , Kaimur at Bhabhua , 
Khagaria, 

Lakhisarai, 
Madhepura, Munger, Nawadah, 
Saharsa, Samastipur, Saran at 


-- 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 3TIT 2020 


5 


Chapra, Sheikhpura, Sitamarhi, 
Siwan , Supaul and Vaishali at 
Hajipur 
Bhagalpur 


2 


A.D.J - VI 


A.D.J -VII 


3 


East Champaran atMotihari 


A.D.J - VI 


A.D.J - VII 


All Police Stations of 
Bhagalpur Sadar Sub 
Division except 
Goradih , Shakund, 
Sultanganj, Tatarpur, 
Tilkamanjhi and 
University Police 
Stations 
All Police Stations of 
Kahalgaon and 
Naugachia Sub 
Divisions, and Goradih , 
Shakund, Sultanganj, 
Tatarpur, Tilkamanjhi 
and University Police 
Stations of Bhagalpur 
Sadar Sub Division . 
All Police Stations of 
Motihari Sadar , 
Sikrahana and Areraj 
Sub Divisions. 
All Police Stations of 
Chakiya, Pakaridayal 
and Raxaul Sub 
Divisions. 
All Police Stations of 
Gaya Sadar Sub 
Division . 
All Police Stations of 
Sherghatti , Tekari and 
Neem chak Bathani Sub 
Divisions 
All Police Stations of 
Katihar Sadar Sub 
Division except Barari 
and Koraha Police 
Stations. 
All Police Stations of 
Manihari and Barsoi 
Sub Divisions, and 
Barari and Koraha 
Police Stations of 
Katihar Sub Division 
All Police Stations of 
Madhubani and 
Jaynagar Sub Divisions. 


4 


Gaya 


ADJ- VI 


AD J - VII 


5 


Katihar 


A.D.J -VI 


A.D.J - VII 


6 


Madhubani 


A.D.J- VI 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


7 3TECT 2020 


A.D.J - VII 


7 


Muzaffarpur 


A.D.J - VI 


A.D.J - VII 


8 


Nalanda at Biharsharif 


A.D.J - VI 


A.D.J- VII 


All Police Stations of 
Phulparas, Jhanjharpur 
and Benipatti Sub 
Divisions. 
All Police Stations of 
Muzzaffarpur (East) Sub 
Division exceptMahila 
and Piar Police Stations. 
All Police Stations of 
Muzaffarpur (West) Sub 
Division , and Mahila 
and Piar Police Stations 
of Muzaffarpur (East) 
Sub Division . 
All Police Stations of 
Biharsharif Sub 
Division except 
Noorsarai, Rahui, Sare , 
Sohsarai and Sarmera 
Police Stations 
All Police Stations of 
Hilsa and Rajgir Sub 
Divisions, and 
Noorsarai, Rahui, Sare, 
Sohsarai and Sarmera 
Police Stations of 
Biharsharif Sub 
Division . 
All Police Stations of 
Patna and Barh Sub 
Divisions. 
All Police Stations of 
Patna city , Danapur , 
Masaurhi and Paliganj 
Sub Divisions. 
All Police Stations of 
Purnea Sadar and 
Banmankhi Sub 
Divisions. 
All Police stations of 
Vaishi and Dhamdaha 
Sub Divisions. 


9 


Patna 


ADJ- VI 


ADJ- VII 


10 


Purnea 


A.D.J - VI 


A.D.J- VII 


11 


Rohtas at Sasaram 


A.D.J - VI 


A.D.J - VII 


All Police Stations of 
Sasaram Sub Division . 
All Police Stations of 
Bikramganj and Dehri 
On - Sone Sub Divisions . 
All Police Stations of 
Bettiah Sub Division 


12 


West Champaran at Bettiah 


A.D.J - VI 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


7 3TIT 2020 


7 


A.D.J - VII 


except 

Bairia and 
Lauriya Police Stations. 
All Police Stations of 
Narkatiyaganj and 
Bagaha Sub Divisions, 
and Bairia and Lauriya 
Police Stations of 
Bettiah Sub Division . 


2. In the remaining Judgeships i.e. Jamui, Kishanganj and Sheohar where there are 
fewer than 100 cases pending under the POCSO Act, the Court of Additional District and 
Sesions Judge- 1 will continue functioning as a deemed Special Court under the proviso of 
Section 28 ( 1) of the Act. 

3. Previously issued orders on this subject shallbe treated as amended to this extent. 

4. This notification shall come into force with effect from the date of its publication 
in the Official Gazette . 

( File No. A /Act-03 /2013 (Part- 1)/4356 / J .) 
By Order of the Governor of Bihar 
Phool Chandra Chaudhary , 

Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 464-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


